सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1072 राँची, गुरुवार, 


26 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
23 दिसम्बर , 2019 


संख्या-2/ भा 0 व 0 से 0( स्था 0)-16/ 2015-4812/ व 0 प 0 , -- श्री के 0 के 0 तिवारी, भा 0 व 0 से 0 , ( झाः 97 ), सम्प्रति 
पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान (Pay Matrix Level -14) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
तथा वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची के पद को उत्क्रमित कर मुख्य वन संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य 
एवं समकक्ष घोषित करते हुए अगले आदेश तक उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


इस अवधि में वन संरक्षक , योजना अंचल, राँची का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा । 


प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड , 
राँची के नियंत्रण में रह कर वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। 


इनका मुख्यालय राँची रहेगा। 


संख्या -2 / भा 0 व 0 से 0( स्था 0)-16/ 2015-4813/4040,-- श्री संजय कुमार सिन्हा, भा 0 व0 से 0, ( झाः 98), सम्प्रति 
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान (Pay Matrix Level-14) में प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए तथा वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पद को उत्क्रमित कर मुख्य वन संरक्षक 
के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित करते हुए अगले आदेश तक उक्त पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 26 दिसम्बर , 2019 
इस अवधि में वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल , चाईबासा का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा । 


प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , जमशेदपुर के 
नियंत्रण में रह कर वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे । 


इनका मुख्यालय चाईबासा रहेगा । 


संख्या-2/ भा 0 व 0 से 0( स्था 0)-16/ 2015-4814/ व 040, -- श्री सतीश चन्द्र राय , भा 0 व 0 से 0, ( झाः 98 ), सम्प्रति 
वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल, बोकारो को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान ( Pay Matrix Level- 14 ) में प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए तथा वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पद को उत्क्रमित कर मुख्य वन संरक्षक 
के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित करते हुए अगले आदेश तक उक्त पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


इस अवधि में वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल , बोकारो का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा । 


प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , बोकारो के नियंत्रण 
में रह कर वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे । 


इनका मुख्यालय बोकारो रहेगा । 


संख्या-2/ भा 0 व0 से 0( स्था 0)-16/ 2015-4815/व 0 प0, -- श्री कुमार मनीष अरविन्द, भा ० व० से0, ( झाः 98), 
सम्प्रति वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान (Pay Matrix Level -14 ) में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए तथा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पद को उत्क्रमित कर मुख्य वन 
संरक्षक के संवर्गीय पद के समतुल्य एवं समकक्ष घोषित करते हुए अगले आदेश तक उक्त पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


इस अवधि में वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का संवर्गीय पद Abeyance में रहेगा । 


प्रोन्नत पदाधिकारी विभागीय संरचना के अनुरूप क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , पलामू , मेदिनीनगर 
के नियंत्रण में रह कर वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल , मेदिनीनगर के ही दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन 
करते रहेंगे । 


इनका मुख्यालय मेदिनीनगर रहेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


विनय कुमार दास , 


सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1072 -- 50 


